रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 97 


A 


. 


REGD. NO. D . L .- 33004/97 


- 


- 


सत्यपर पति 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
PART II - - Section 3 - Sub - Section (1) 


PiITE 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 444 ] 
No . 444 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , नवम्बर 15, 1997 / कार्तिक 24, 1919 
NEW DELHI, SATURDAY,NOVEMBER 15, 1997 /KARTIKA 24 , 1919 


- 


भारतीय मानक ब्यूरो 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1997 


सा. का. नि . 649 ( अ ): - भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम ( 1986 का 63 ) के खण्ड 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक 
ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन सहित भारतीय मान रो ( कर्मचारियों की सेवा शर्ते एवं निबन्धन ) विनियम 1988 में 
संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है । यथा 

1. ( 1 ) इन विनियमों को भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा शर्ते एवं निबन्धन ) संशोधन विनियम, 1997 कहा जाएगा । 

( 2 ) यह कार्यालय के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 
2. भारतीय मानक ब्यूरो ( कर्मचारियों की सेवा शर्ते एवं निबन्धन) विनियम 1988 में विनियम 14 के उपविनियम 4 में निम्नलिखित प्रतिस्थापन 

किया जाएगा, यथा 
" ( 4 ) यात्रा भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुमोदित यात्रा भत्ते के समान होगा । 
कर्मचारी निम्न प्रकार से भत्ते के पात्र होंगे : 

( क ) जब वे होटल में नहीं ठहरते हैं या ठहरने का प्रबन्ध स्वयं करेंगे, तो दैनिक भत्ता निम्नलिखित होगा: 
मूल वेतन 

" क " श्रेणी के शहर " बी - 1 " श्रेणी के शहर अन्य शहर 


5100 और अधिक 
2800 और अधिक , किंतु 5100 से कम 
1900 और अधिक, किंतु 2800 से कम 
1400 और अधिक , किंतु 1900 से कम 
1100 और अधिक , किंतु 1400 से कम 
1100 से कम 


2925 GH / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (6 ] 


- 


( बी ) जब वे होटल में ठहरते हैं या भोजन और/ या आवास अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा अनुसूचित शुल्क दरों पर प्रदान किए जाते हैं , तो आवास भत्ते 

और नकद भत्ते सहित दैनिक भत्ता निम्नलिखित होगा: 
मूल वेतन 

आवास भत्ता ( सीमा दर ) 

नकद भत्ता 
" क " श्रेणी के शहर अन्य शहर " क " श्रेणी के शहर अन्य शहर 


रु . 


15 


5100 और अधिक 

700 
2800 और अधिक, किंतु 5100 से कम 

700 

600 
1900 और अधिक , किंतु 2800 से कम 

500 

400 
1400 और अधिक ,किंतु 1900 से कम 

300 

200 
1100 और अधिक, किंतु 1400 से कम 

200 

150 
1100 से कम 

100 
टिप्पणी: आवास के लिए वास्तविक खर्चा हेतु रसीद प्रस्तुत करने पर ही उपरिनिर्दिष्ट सीमा दरें लागू होंगी । 

[ संख्या बीआईएस/ ईसी/ आरईजी/ 3 ] 

पा. सा . दास, महानिदेशक 
टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना क्रम संख्या जीएसआर संख्या 34 ( ई ) दिनांक 15 जनवरी 1988 और तदोपरांत् इसे क्रम संख्या जीएसआर सं. 1033 ( ई ) 

दिनांक 26 अक्टूबर 1988, जीएसआर सं. 598 ( ई) दिनांक 25 जून 1990 , जीएसआर सं. 724 ( ई ) दिनांक 22 अगस्त 1990, जीएसआर से . 
808 ( ई ) दिनांक 21 सितम्बर 1990 , जीएसआर सं. 204 ( ई ) दिनांक 5 अप्रैल 1991, जीएसआर सं . 911 ( ई ) दिनांक 4 दिसम्बर 1992, 
जीएसआर सं . 552 ( ई ) दिनांक 13 अगस्त 1993, बीआईएस /ईसी/ आरईजी/३ दिनांक 12 अप्रैल 1994, जीएसआर सं. 749 ( ई ) दिनांक 16 
नवम्बर 1995, जीएसआर सं . 368 ( ई ) दिनांक 20 अगस्त 1996 एवं जीएसआर 374 ( ई ) दिनांक 9 जुलाई 1997 एवं जीएसआर सं. 635 ( ई ) 
दिनांक 5 नवम्बर 1997 को संशोधित किया गया । 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th November 1997 
G. S. R. 649 ( E ):---In exercise of the powers conferred by section 38 of the bureau of Indian Standards Act , 1986 ( 63 of 
1986 ), the Executive Committee of the bureau of Indian Standards with the previous approval of the Central Government, 
hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards ( Terms and Conditions of Service of 
Employees ) Regulations, 1988, narnoly :.. 
1 . ( 1 ) These regulation may be called the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of . 

___ Employees ) Amendment Regulations, 1997 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In the Bureau of Indian Standards ( Terms and Conditions of Service of Empolyees ) Regulations, 1988, in regulation 

14, for sub - regulation ( 4), the following shall be substituted, namely : 
" ( 4 ) Travelling allowance shall be the same as admissible to the Central Government employees : 
Provided that employees shall be eligible for 

(a ) Daily allowance as follows when they do not stay in a hotel or make their own arrangements : 
Basic Pay 

A Class Cities B - l Class Cities Other Cities 

Rs . 
5100 and above 
2800 and above but less than 5100 
1900 and above but less than 2800 
1400 and above but less than 1900 
1100 and above but less than 1400 
Below 1100 


Rs . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ ATT II - 


U 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


RS . 


Rs. 


(b ) Daily allowance comprising lodging allowance and Cash allowance as follows when they stay in a hotel or other 
establishments providing boarding and /or lodging at scheduled tariffs : 
Lodging Allowance (Ceiling Rate ) 

Cash Allowance 
Basic Pay 

A Class Cities Other Cities A Class Cities Other Cities 
Rs. 

Rs . 

Rs. 
5100 and above 

850 700 

59 
2800 and above but less than 5100 

700 

600 
1900 and above but less than 2800 

500 

400 
1400 and above but less than 1900 

300 

200 
1100 and above but less than 1400 

200 

150 
Below 1100 

100 
Note : Actual expenditure on lodging subject to the coiling rates indicated above on production of receipt" . 

(No. BIS/EC/REG /3 ] 

P. S. DAS,Director General 
Note : The principal notification was published yide GSR No. 34 (E ) dated the 15th January 1988 and subsequently amended 

vide GSR No. 1033 ( E ) dated 26th October 1988, GSR No. 598 (E ) dated 25th June 1990 , GSR No. 724 (E ) dated 22nd 
August 1990 , GSR No. 808 ( E ) dated 21st Soptember 1990 , GSR No. 204 ( E ) dated 5th April 1991, GSR No . 911 ( E ) 
dated 4th December 1992 , GSR No. 552 (E ) dated 13th August 1993 , BIS/ EC /REG /3 dated 12th April 1994 , GSR No . 
749 ( E ) Dated 16th November 1995, GSR No. 368 (E ) dated 20th August 1996 , GSR No. 374 ( E ) dated 9th July 1997 
and GSR No. 635 (E ) dated 5th November 1997 . 


75 


Printed by the Manager, Govt. of India Pross, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


